am 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 


संख्या - 1125 राँची, मंगलवार , 


18 दिसम्बर, 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
6 दिसम्बर , 2018 


संख्या -3/नि०सं०- 09 - 06/ 2014 का० 8905 -- श्री राजेश इमानुएल पात्रो , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक -550/ 03, गृह जिला - राँची) को व्यक्तिगत एवं स्वास्थ्य संबंधी कारणों के आधार पर 
दिनांक 30 नवम्बर , 2018 के प्रभाव से झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 एवं वित्त विभागीय 
राज्यादेश संख्या - 6190/ वि ., दिनांक 27 अप्रैल , 1979 में निहित प्रावधानों के अधीन स्वैच्छिक 
सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1125 - - 300 


ND 


| OS 


